REGISTERED NO . D . ( D . N.) - 73 


निस्ट्री सं . 1 . ( ग . एन . ) 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 151 
No. 15 ] 


मई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9, 1983/ चंद्र 19, 1905 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9, 1983/CHAITRA 19 , 1905 


इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केरुप में रखा जा सके 
Separate paping is given to this part in order that it may be filed us separato compladon 


माग II - सज 4 
PART II --- Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक मियम मोर प्रादेश 
Statatory Rules and Orders issged by the Ministry of Defence 


रमा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 24 मार्च , 1983 


. 


C 


का . नि . मा . 114 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनम्छेद 309 के 
परन्तक वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा मंत्रालय 
( आशुलिपिक ) भी नियम , 1979 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम , बनाते हैं , अर्थात : -- 
___ 1 . ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय ( आश 
लिपिक ) भती ( संशोधन ) नियम , 1983 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


गया है या करने का लोप किया गया है , अषि . 

क्रान्त करते हुए , 
3 . उक्त नियमों की अनुसूची में , 
( क ) स्तंभ 1 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात : 

" आशलिपिक , श्रेणी 3 ; 
( स ) स्तंभ 2 के नीचे की विरामान प्रविष्टि के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात, : -- 
" 074* 
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है " 
( ग ) स्तंभ 12 के नीचे की मद ( 1) में " मण्य अभिलेख 

बाफिसर " शब्दो के पश्चात निम्नलिखित अंतः 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 
" या मख्य इंजीनियर/ समादेष्टा या उसका नाम निर्दे 

शिती जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पंक्ति से नीचे 

का न हो । " 
[ मा . सं . पी . सी . 1(8)/ 77 - डी (अपायंटमेंट) 

एम . सी . जुनेजा , अवर सचिव 


2 . रक्षा मंत्रालय ( आशलिपिक ) भती नियम , 1979 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को उद्देशिका म 
" क्तियों का प्रयोग करते हुए शब्दों के पश्चात निम्नलिखित 
अंत : स्थापित किया जाएगा , अर्थात : -- 
" और मनिक इंजीनियर सेवा (उद्योगतर वर्ग 3 और वर्ग 

4 पद ) भती नियम , 1971 को , जहां तक कि 
उनका संबंध आशलिपिक के पद से है , उन बानों 

के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया 
1506 GI/ 82 

( 159 ) 


160 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 9 , 1983 /CHAITRA 19, 1904 


[ PART II - SEC. 4 ] 


+ 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi , the 24th March , 1983 


मलिपिकवर्गीय पद भर्ती (संशोधन ) नियम , 1982 में , पृष्ठ 
294 पर . . . . 

1 . सातवी पंक्ति में , " सक्ष्मकर्म मकनिक , " शब्दो के 
पाचात " रि प्रोन्लत पार्जमम श्रेणी शब्द अन्त : स्थापित 
किए जाएंग : 

2 . दसवी पंक्ति में , मद ( क ) और उससे संबंधित प्रविष्टि 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अति : 
" ( क ) अध्यक्ष : विभागीय प्रोन्नति समिति - 2 का 

आयोजन करने वाले थापन का निवेशक " 


S. R. O . 114. --In exercise of the powers conferrcd by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby 
makes the following rules to amend the Ministry of Defence 
( Stenographer ) Recruitment Rurics, 1979, namely : 

1. ( 1 ) These rutes may be called the Ministry of Deforce 
( Stenographer ) Recruitment ( Amendment ) Rules 1983 , 

( 2) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the preamble to the Ministry of Defetice ( Steno 
grapher ) Recruitment Rules , 1979 ( heroinofeer returred to as 
the said rules ) , after the word " Constitutton", the following 
shall bo inserted namely : 
" and in supersession of tho Military Fngineer Services 

(Non - Industrial Class III and Class IV resto do 
cruitment Rules, 1971, in so far as they relate to 
the post of Stenographer, except as respects things 
dono or omitted to be done before such supor 

Session " . 
3. In the Schedule to the said rules,- ~ 
( 2 ) under column 1, for the existing entry , the follow 
___ ing entry shall be substituted , namely : 

" Stenographer, Gradc II " ; 
( b ) under column 2 , for the existing entry , the follow 

ing entry shall be substtiuted . namely : 
"974 * 

* subject to variation depondent on workload " ; 
( c ) under column 12 , in item ( i) , after the words 

" Officer-in - Charge Records ", the following shall be 
inserted , namoly : - - 
" or Chief Engineer / Cordmandent or his nomince with 
the rank of not less than Lieutenant Coloncl ". 

( Case No. P.c . 1 (3 ) / 77- D ( Appts ) ! 

M. C . JUNEJA, Under Secy . 


3 . उन्नीसवीं पंक्ति म , " वजानिक ख शब्दों के स्थान 
पर , " वैज्ञानिक छ शब्द रले जाएंगे । 

4 , इक्कीसवी पंक्ति में , " को धारण करने वाला स्थापन 
का उपनिदेशक , शब्दों के स्थान पर , " का आयोजन करने 
वाले स्थापन का निदेशक , " शब्द रखे जाएंगे । 
__ 5 . सोसमी व पपीसी पक्सि में , " को धारण करने वाले 
शब्दों के स्थान पर , " का आयोजन करने वाले " , सन्द रखे 
जाएंगे ; 

6 . अठाइसको पक्ति में , " को धारण करने वाले " शब्दों के 
स्थाना पर , " का आयोजन करने वाले , " शब्द रख पाएंगे । 


एस . 8786 / एस सी / टेक / पर्स आर सी - 21 ( सी ) / डी ( मार एण्ड डी ) , 

टी . सी . सांगर , अवर सचिव 


शबिपत्र 

नई दिल्ली , 31 मार्च , 1983 
का . नि . मा . 115 . भारत के राजपत्र , भाग 2 , खंड 4 
तारीस 4 सितम्बर , 1982 के पृष्ठ 293 -94 पर प्रकाशित भारत 
सरकार के रक्षा मंत्रालय की अभिसूचना से . का . मि . आ . 
219 , तारीख 26 अगस्त , 1982 में , रक्षा मनसंधान और विकास 
संगठन , समह ग अराजपत्रित ( तकनीकी वैज्ञानिक और अन्य 


CORRIGENDUM 

Now Delhi , the 31st March, 1983 
S. R. O . 115 .- - In the Schedule to the Defence Research and 
Development Organisation, Group C Non - Gazette ( Techni 
cal, Scientific and other Non - Ministorial ) posts Recruitment 
(Amendment) Rules, 1982, published with the Notification 
of the Government of India Ministry of Defence , in the 
Gazette of India , Part II, Section 4 dated 4th Septembor , 
1982 , SRO No . 219 dated the 26th August 1982, at page 294, 
in column 2 ,--- 

( ii ) in line 34 , for " Scientist B 

_ read " 1972 and promoted Chargeman "; 
( ii ) in line 34, for " Scientist B 
read " Scientist D " , 
No . 87661/ SC/ Tech / Pers/ RD 21(c )/ D ( RSD ] 

T . C. SANGAR, Under Secy . 


PRINTED BY IHP MANAGER , GOVT. OF INDIA FRE S , RING ROAD , NEW DELHI-J10064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DLLHI- 110054, 1983 


